इसे खेलम’लोड किया जा सकता है 


इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


जय 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


- 


क्रमांक 36 ] 

भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 25 जनवरी 2019 - माघ 5, शक 1940 
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2019 
क्र . 248 - 2019 - चौवन - 2. - राज्य शासन , एतद्द्वारा, हज समिति अधिनियम, 2002 ( क्र . 35 ) की धारा 17( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का 
उपयोग करते हुए धारा 18 ( 1 ) में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी का गठन कर निम्नलिखित 
व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्ति करता है: 


क्र . 


नाम 
( 2 ) 


पिता का नाम 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 
2 
3 


5 


श्री इम्तियाज़ बेलन 
मुफ्ती अबुल कलाम कासमी 
काजी मो . इशरत अली 
श्री मो. साजिद शाह पार्षद वार्ड 26 
श्री अब्दुल मुगनी खॉन 
श्री साबिर 
श्री मो. अबरार 
सुश्री नाजमा अंसारी पार्षद वार्ड 16 
श्री राशिद सुहेल सिद्दीकी 
श्री अली हुसैन शिवाम 
श्री मो . असलम 


श्री मो . इकबाल बेलन 
श्री मो. इस्माईल खॉन 
काजी मो . याकूब अली 
हाजी मो. सलीम शाह 
श्री अ. मजीद खॉन 
हाजी शरीफ खाँ 
हाजी इनायत मो . 
श्री अतीक उर रहमान 
जस्टिस एम.एस.ए. सिद्दीकी 
श्री शमशेर अली 
श्री मो. भाई 


पता 

( 4 ) 
33, श्यामनगर चौईथराम रोड, इन्दौर 
इब्राहिमपुरा रोड, भोपाल 
2/2, नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर 
पार्षद वार्ड 26 , सीहोर 
36 / 2, मस्जिद याकूब खां के सामने, शाहजानाबाद, भोपाल 
ग्राम पंचायत रोजरू, जिला विदिशा 
वार्ड 13, चान्दा मेटा 
23 नफीस मंज़िल, बाल विहार रोड, भोपाल 
1715 , युनिवर्सिटी रोड, जबलपुर 
11, बुरहानी मंज़िल अलीगंज, भोपाल 
सिवनी 


7 


9 
10 
11 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रमेश एस . थेटे , सचिव. 


71 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. . 


